निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1079) पटना , वृहस्पतिवार , 19 सितम्बर 2019 


सं० 16 / एच.ई. - 01 / 2017 - 1267 / ( आ०चि० ) 

स्वास्थ्य विभाग 


संकल्प 

17 सितम्बर 2019 
विषयः आयुष निदेशालय , स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना के अन्तर्गत निदेशक, देशी चिकित्सा एवं 

निदेशक, देशी चिकित्सा के सचिव का पद प्रत्यार्पण करने के सम्बन्ध में । 
विभागीय राज्यादेश संख्या 1258(5) दिनांक 06.05 .1978 द्वारा स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना के अंतर्गत एक 
स्वतंत्र निदेशालय " आयुष निदेशालय " का गठन किया गया है । उक्त निदेशालय के अधीन आयुष प्रक्षेत्र की पाँच 
विधाओं में से तीन विधाओं यथा आयुर्वेद , होमियोपैथी एवं यूनानी चिकित्सा की शैक्षणिक संस्थाएँ, अस्पताल एवं राजकीय 
औषधालय सम्पूर्ण बिहार राज्य में संचालित है और इनमें पदाधिकारी तथा कर्मचारी पदस्थापित एवं कार्यरत है । 

2. उक्त राज्यादेश के द्वारा निदेशक , देशी चिकित्सा एवं निदेशक , देशी चिकित्सा के सचिव का पद सृजित 
था किन्तु स्वास्थ्य विभागीय, अधिसूचना सं० 1026 ( दे०चि० ), दिनांक 21.12.2010 द्वारा अधिसूचित नियमावली के अंतर्गत 
निदेशक , देशी चिकित्सा का अब कोई पद नहीं है । साथ ही आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना के 
अंतर्गत निदेशक , देशी चिकित्सा के पद के स्थान पर तीनों प्रक्षेत्रों के लिए अलग - अलग निदेशक यथा निदेशक 
( आयुर्वेद ), निदेशक ( यूनानी) एवं निदेशक ( होमियोपैथ ) के पदों का सृजन स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं० 1312 
( दे०चि०) दिनांक 26.12. 2016 द्वारा किया गया है । इस कारण पूर्व में सृजित पद निदेशक, देशी चिकित्सा एवं निदेशक, 
देशी चिकित्सा के सचिव के पद का प्रत्यार्पण किया जाना आवश्यक है । 

3. प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग ) की दिनांक - 28 .06.2019 की बैठक की कार्यवाही में निदेशक, देशी 
चिकित्सा एवं निदेशक, देशी चिकित्सा के सचिव के पद के प्रत्यार्पण की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा प्रदान की 


गई है । 


4. अतः आयुष निदेशालय , स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशक, देशी चिकित्सा एवं निदेशक , 
देशी चिकित्सा के सचिव का पद प्रत्यार्पण किया जाता है: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2019 


क्र०सं 


पदनाम 


पे बैन्ड 


ग्रेड पे । 


पदों की संख्या 


1 । 2 

3 4 

5 
___ 1 . निदेशक , देशी चिकित्सा 

37400 - 67000 8700 

01 पद 
2. निदेशक , देशी चिकित्सा के सचिव 9300 - 34800 4200 

01 पद 

कुल 02 ( दो ) पद 
5. प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 

प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग (प्रशाखा - 16) को भी उपलब्ध 
करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्दर सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1079-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


